निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 461 ) 


10 भाद्र 1931 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 1 सितम्बर 2009 


श्रम संसाधन विभाग 


- - - - - - - - 


अधिसूचना 

28 अगस्त 2009 
एस0ओ0 165 , दिनांक 1 सितम्बर 2009 - कारखाना अधिनियम , 1948 ( समय - समय पर यथा 
संशोधित ) की धारा - 41 और 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार , बिहार " बिहार 
कारखाना कल्याण पदाधिकारी नियमावली, 1952 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाती 


बिहार कारखाना कल्याण पदाधिकारी 

(संशोधन ) नियमावली , 2009 


1 . संक्षिप्त नाम विस्तार एवं आरम्भ । — ( 1 ) यह नियमावली बिहार कारखाना कल्याण पदाधिकारी 
( संशोधन ) नियमावली , 2009 कही जा सकेगी । 

( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
(3 ) यह तुरंत प्रवृत होगी। 

2. उक्त नियमावली, 1952 के नियम 4 ( क ) में संशोधनः- बिहार कारखाना कल्याण पदाधिकारी 
नियमावली , 1952 के नियम - 4 ( क ) में प्रयुक्त शब्द " और श्रमायुक्त , बिहार द्वारा संचालित मौखिक जाँच में 
अर्हत्ता प्राप्त हो " एतद् द्वारा विलोपित किये जाते हैं । 

( सं0 1/ एफ1 - 101 / 08 - श्र0सं0 - 3132 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

गरीब साहु , 
सरकार के अपर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 सितम्बर 2009 


28 अगस्त 2009 
एस0ओ0 166 — एस0 ओ0 165 , दिनांक 1 सितम्बर 2009 का अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद 
बिहार - राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है । जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 
के खण्ड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 1 / एफ1- 101 / 08 - श्र0सं0 - 3133 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

गरीब साहु , 
सरकार के अपर सचिव । 


The 28th August 2009 
S . O . 165 , dated 1st September 2009 . — In exercise of the powers conferred by 
section 41 & 112 of the Factory Act , 1948 . the State Govt. of Bihar is pleased to make 
the following amendment rules to amend the Bihar Factory welfare officer Rules, 1952 : 

Bihar Factory Welfare officer (Amendment ) Rules , 2009 
1. Short title , extent and commencement: - ( 1) These Rules may be called the 
Bihar Factory Welfare officer (Amendment ) Rules, 2009 . 

( 2 ) It shall extend to the whole of Sate of Bihar. 
( 3 ) It shall come in to force at once . 

2 . Amendment in Rule 4 (a ) of the said Rules , 1952 : — The words " and has 
qualified at viva -voce test conducted by the Labour Commissioner, Bihar" used in Rule 
4 (a ) of the Bihar Factory Welfare officer Rules, 1952 are hereby deleted . 

( No - 1/ F1 - 101/ 08- L & R- 3132 ) 
By order of theGovernor of Bihar, 

GARIB SAHU , 
Additional Secretary to Govt. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 461 -571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


